रजिस्ट्री सं० डी . एल.- 33004/98 


REGD . NO. D . L .- 33004/ 98 


सयपवजयत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


Minab 


भाग II - खण्ड - 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II Section 3 Sub -Section ( ii) 


__ 92)10/ 981 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 283 ] 
No. 283 ] 


नई दिल्ली, सोमवार ,मई 4, 1998 / वैशाख 14, 1920 
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4 , 1998 /VAISAKHA 14 , 1920 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना । 

नई दिल्ली, 4 मई , 1998 
का . आ . 378( अ ). - केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम ( विनियम और 
उत्पादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम 
बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् , नेशनल थरमल पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड , 
नई दिल्ली के संचार केन्द्र में आपरेटर और इंस्ट्रमेंटेशन तकनीशीयन के 
कार्य या नौकरी में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध करती है । 

[ फा. सं. यू - 23013/15/97 - एल. डब्ल्यू .] 
एस . के. दास, महानिदेशक ( श्रम कल्याण ), संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 

New Delhi, 4 May, 1998 
No . S . O . 378 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of section 10 of the Contract Labour 
( Regulation and Abolition ) Act , 1970 ( 37 of 1970), the 
Central Government, after consultation with the Central 
Advisory Contract Labour Board , hereby prohibits the 
employment of contract labour in the works or jobs of operator 
and instrumentation technician in the Communication Centre 
of National ThermalPower Corporation Limited , New Delhi, 

___ [F. No . U- 23013/ 15/ 97 -LW] 
S . K . DAS , Director General (Labour Welfare), Jt . Secy. 


1210GI/ 98 


- 


- 


Printed by the Manager , Govt. of India Pres, Ring Road, Mayapuri , Now Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications , Dolhi - 110034 — 1998 


